AWAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख , 1938 ( श० ) 


संख्या- 348 


राँची , गुरुवार , 


18 मई , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
24 मार्च, 2017 


संख्या - 3/ पद,- 01 ( ग )-04/ 2015 का .- 3911-- अनुमण्डलय पदाधिकारी , नगर उंटारी 
( गढ़वा ) के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार साह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 828/ 03 , 
गृह जिला- पाकुड़ ) की सेवा अगले आदेश तक सक्षम प्राधिकार ( Competent Authority ) 
राँची के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड को सौंपी जाती है । 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 18 मई, 2017 
II श्री साह तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
मार्च, 2017 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 


III सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांरित पदाधिकारी के प्रभारान्तरण की 

कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 348- - 50 


